रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


++ 


A 


LA 


: 


. . . 


- 


EF-- 


. 
. 
: 


. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 11 , 2015 / वैशाख 21 , 1937 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 11, 2015 /VAISAKHA 21, 1937 


सं . 981 ] 
No. 981 ] 


शहरी विकास मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015 
का . आ . 1255 ( अ ). - दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने और 
पुन: प्रारूप बनाने, विकासकर्ता सहित सुविधा प्रदाता और विनियामक की परिवर्तित भूमिकाओं को निभाने के लिए वर्तमान 
संदर्भ में दिल्ली के शहरी विकास पर कारगर ढंग से और कुशलतापूर्वक ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संरचना के साथ एक समिति गठित करती है: 
(i) श्री मधुकर गुप्ता , भा . प्र. से. ( सेवानिवृत ), (पूर्व उपाध्यक्ष- दि . वि .प्रा . ) 

अध्यक्ष 
(ii) श्री एस .के. टंडन , (पूर्व सीएलए, दि.वि. प्रा .) 

सदस्य 
(iii) श्री शारदा प्रसाद, भा .प्र. से ( सेवानिवृत ), (पूर्व आयुक्त , भूमि निपटान, दि.वि. प्रा .) सदस्य 
( iv) श्री के. पी . लक्ष्मण राव , भा .ले. परीक्षा व लेखा सेवा ( सेवा-निवृत्त ) 
( पूर्व वित्त सदस्य , दि.वि . प्रा .) 
( v) श्री ए.के. जैन, (पूर्व योजना , आयुक्त दि. वि. प्रा .) 

सदस्य 
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन हैसियत में इस समिति के सदस्य होंगे: । 

(i) अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय 
(ii) संयुक्त सचिव (एलवाई ) शहरी विकास मंत्रालय 
(iii) मुख्य नियोजक, नगर व ग्रामीण नियोजन संगठन 


सदस्य 


2094 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(iv ) सचिव , दिल्ली नगर कला आयोग 
(v) अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् 
( vi) नगर आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 
(vii) नगर आयुक्त , उत्तरी दिल्ली नगर निगम 
( viii) नगर आयुक्त , पूर्वी दिल्ली नगर निगम 
( ix ) आयुक्त -सह-सचिव , दि .वि . प्रा.- सदस्य सचिव 

3. अध्यक्ष किन्ही अन्य दो सदस्यों को इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करने के लिए सरकार से बाहर के व्यक्तियों को 
विशेषज्ञों के रूप में सह- योजित करने हेतु अधिकृत है। 

4. यह समिति कार्यशालाओं अथवा जिस भी रूप में वह आवश्यक समझे, में दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य 
हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है। यह शहरी नियोजन और विकास प्रक्रिया को सर्वोत्तम संभव पद्धति से आगे 
बढ़ाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु देश के भीतर अथवा विदेश में इसी प्रकार के संविधियों के 
सर्वोत्तम प्रावधानों / पद्धतियों पर भी विचार कर सकती है। यह समिति इसके गठन की तारीख से तीन महीनों के भीतर 
सरकार के विचारार्थ प्रारूप अधिनियम /नियम प्रस्तुत करेगी । 

5. इस समिति के संबंध में भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अंतिम वेतन निकासी में से पेंशन को 
घटाकर प्राप्त शेष धनराशि की दर से पारिश्रमिक मिलेगा । इस कार्य के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक और परिवहन , 
कार्यशाला - सुविधा इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था / भुगतान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जो इस 
प्रक्रिया के लिए एक सचिवालय का गठन करेगा और पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती करेगा जैसा कि इस समिति द्वारा 
इसकी सहायता करने के लिए वांछित हो । 

[ फा . सं . के -11011/ 37/ 2014- डीडी- II ] 

एस . बी . प्रसाद , अवर सचिव 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th February , 2015 
S . O . 1255 ( E ). — In order to re - visit and re - draft the Delhi Development Act, 1957 and the rules made 
thereunder, to address the urban development of Delhi effectively and efficiently in the current context to 
play major roles of facilitator and regulator along with developer, the CentralGovernment hereby constitutes 
a Committee with the following composition : 

Shri Madhukar Gupta , IAS (Retd ), 
(Former Vice - Chairman , DDA ) 

— Chairman 
Shri S. K . Tandon, 
( Former CLA, DDA) 

- Member 
(iii ) Shri Sharda Prasad , IAS (Retd ), 

( Former Commissioner, Land 


- Member 


(iv ) 


Disposal, DDA ) 
Shri K . P . Laxman Rao , IA & AS (Retd ), 
(Former Finance Member, DDA ) 
Shri A. K. Jain, 
(Former Commissioner of Planning, 


— Member 


( v) 


DDA) 


— Member 


[ TT II – US 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii) 


Besides the above , the following will be members of the Committee in ex - officio capacity : 
(i) Additional Secretary, Ministry of Urban Development 

Joint Secretary (L & E ), Ministry of Urban Development 
( iii) Chief Planner, Town and Country Planning Organization 
(iv ) Secretary , Delhi Urban Art Commission 
(v ) Chairman , New Delhi Municipal Council 
( vi) Municipal Commissioner, South DelhiMunicipal Corporation 
(vii ) Municipal Commissioner, North Delhi Municipal Corporation 
(viii ) Municipal Commissioner, East Delhi Municipal Corporation 

( ix ) Commissioner-cum -Secretary , DDA – Member Secretary 
3. Chairman is authorized to co -opt any other two members as experts from outside the Government 


4 . The Committee may hold interactions with DDA and other stakeholders in workshops or 
whatever format it may consider necessary . It may also consider the best provisions / practices in similar 
statutes within the country or abroad for enabling DDA to carry out the urban planning and development 
exercise in the best possible way . The Committee shall submit the draft Act / Rules for consideration of the 
Government, within three months from the date of its constitution . 

5 . The retired officials of the Government of India on the Committee will get remuneration at the 
rate of last pay drawn minus pension . The remuneration and other facilities like transport , workshop 
facilitation , etc., for carrying out this task will be organized / paid by DDA, which will constitute a Secretariat 
for this exercise and post adequate number of staff as may be desired by the Committee to assist it. 

[ F . No. K -11011/ 37 / 2004 -DD - II ] 

S . B . PRASAD , Under Secy . 


अधिसूचना 

The Paren , 5 H17, 2015 
01.31 . 1256 (3 ). — afetur faced for fara GRT ATT s 442 944, JAG&rt zpferufaa 24 HUT À Pas 
of H T 39TZT , PARAYA Yoa , and . 161 fare facilih Bulan TH , 1957 (1957 Ft 61) Taret ( 3) 
34 -ERT (3 ) CE (5 ) 5T dcbct THTC À facraft fachle afecta ut Do TRI TITIE 31 fantae , 2016 det 
अथवा उस तिथि तक जब वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पार्षद के पद को छोड़ते हैं , जो भी पहले हो प्राधिकरण के सदस्य 
ANTI 

[9.1. # . # -11011/21/2004- 6154 - 15 ] 

एस. बी . प्रसाद , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th March , 2015 
S .O . 1256 ( E ). — Consequent upon election by South Delhi Municipal Corporation , it is hereby 
notified that Shri Satish Upadhyay , Municipal Councillor, Ward No. 161, will be a member of Delhi 
Development Authority under clause (e ) of sub - section (3 ) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 
(61 of 1957 ) with immediate effect. He will be a member of the Authority upto 31st December, 2016 or until 
the date on which he ceases to be a Councillor of South DelhiMunicipal Corporation , whichever is earlier. 

[F . No . K -11011/21/2004 -DD -1A ] 

S . B . PRASAD , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 2015 
का . आ . 1257( अ). - उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चुनाव के परिणामस्वरूप, यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि डॉ . (श्रीमती ) रजनी अब्बी, नगर निगम पार्षद , दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 (1957 का 61) की धारा 3 
की उप -धारा ( 3 ) के खंड ( ड़ ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकारण की सदस्य होंगी। वह 31 दिसंबर, 2015 
तक अथवा उनके उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पार्षद रहने तक , जो भी पहले हो , प्राधिकरण की सदस्य होंगी । 

[ फा. सं. के-11011/ 21/ 2004- डीडी-1ए] 

एस . बी . प्रसाद, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th April, 2015 
S . O . 1257 ( E ). — Consequent upon election by North Delhi Municipal Corporation , it is hereby 
notified that Dr. (Mrs.) Rajni Abbi, Municipal Councillor, will be a member of Delhi Development Authority 
under clause ( e ) of sub -section ( 3 ) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957 ) with 
immediate effect. She will be a member of the Authority upto 31st December, 2015 or until the date on 
which she ceases to be a Councillor of North DelhiMunicipal Corporation , whichever is earlier. 

[ F. No . K- 11011/ 21/ 2004 - DD-1A] 

___ S . B. PRASAD , Under Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 2015 
का . आ . 1258( अ). — दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने और 
पुन: प्रारूप बनाने , विकासकर्ता सहित सुविधा प्रदाता और विनियामक की परिवर्तित भूमिकाओं को निभाने के लिए वर्तमान 
संदर्भ में दिल्ली के शहरी विकास पर कारगर ढंग से और कुशलतापूर्वक ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार ने दिनांक 
27 .02. 2015 की अधिसूचना के तहत एक समिति गठित की थी । केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रधान सचिव/ सचिव शहरी विकास , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को समिति में पदेन सदस्य के रूप में शामिल करती है । 

[ फा. सं. के-11011/ 37 / 2014- डीडी-II ] 

एस. बी . प्रसाद, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th April, 2015 
S. O . 1258( E). - Vide Notification dated 27. 02. 2015, the Central Government had constituted a 
Committee to re - visit and re -draft the Delhi Development Act, 1957 and the rules made thereunder, as also to 
address the urban development of Delhi effectively and efficiently in the current context to play changing 
roles of facilitator and regulator along with developer. The Central Government hereby includes Principal 
Secretary /Secretary, Urban Development, Government of National Capital Territory of Delhi in the 
Committee as an ex- officio Member. 


[ F. No . K - 11011/ 21/ 2004 - DD- II ] 


S . B . PRASAD , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015 
का . आ. 1259 (अ). - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा उनके चुनाव के परिणामस्वरूप, यह 
अधिसूचित किया जाता है कि श्री सोमनाथ भारती, श्री एस. के . बग्गा और श्री ओ. पी . शर्मा दिल्ली विधान सभा सदस्य 
दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61) की धारा 3 की उप - धारा ( 3) के खंड ( ड ) के अंतर्गत दिल्ली विकास 
प्राधिकरण के सदस्य होंगे । वह चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अथवा उनके विधान सभा के पार्षद न रहने 
अथवा उनको मंत्री परिषद्में शामिल किए जाने तक जो भी पहले हो , प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे । 

[ फा. सं. के-11011/21/ 2004 -डीडी- 1ए] 

एस. बी . प्रसाद, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th April, 2015 


S . O . 1259 ( E ). — Consequent upon their election by the Legislative Assembly of the National Capital 
Territory of Delhi under clause (f) of sub -section ( 3) of Section 3 of the Delhi Development Act , 1957 
( 61 of 1957), it is notified that Shri Somnath Bharti, Shri S . K . Bagga and Shri O . P. Sharma, Members of the 
Legislative Assembly of Delhi will be members of Delhi Development Authority , for a period of five years 
from the date of their election or until the date on which either they cease to be Members of the Legislative 
Assembly or they are included in the Council ofMinisters , whichever is earlier. 


[ F. No . K - 11011/ 21 / 2004- DD-1A] 


S . B. PRASAD, Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


